निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 525 ) 


10 वैशाख 1937 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 30 अप्रील 2015 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

30 अप्रील 2015 
सं0 ई2 -1 - 12 / 2003 ( खंड - III )- 06 - राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली परिशोधन एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम ( NERPAP ) तथा 
संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2015 के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार - सह - प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में 
पदस्थापित निम्नलिखित उप निर्वाचन पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 3 में अंकित जिला कार्यालय में अगले आदेश 
तक के लिए किया जाता है : 
क्र० सं० पदाधिकारी का नाम 

प्रतिनियुक्त जिला कार्यालय का नाम 


समस्तीपुर 


श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय , उप निर्वाचन 
पदाधिकारी 
श्री श्रीनिवास, उप निर्वाचन पदाधिकारी 


2. 


सिवान 


2. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का माह मई, 2015 से वेतन उनके नियंत्री पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर से प्राप्त उपस्थिति विवरणी के 
आधार पर मुख्यालय द्वारा भुगतान किया जायेगा । 

3. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी संबंधित जिला में योगदान कर उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद का प्रभार 7 मई, 2015 के पूर्व 
निश्चित रूप से ग्रहण कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार - सह - प्रधान सचिव ,निर्वाचन विभाग , बिहार, पटना को सूचित करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 525 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette. bih .nic. in 


